निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 326 ) 


6 वैशाख 1935 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 26 अप्रील 2013 


ऊर्जा विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

22 अप्रील 2013 
सं० प्र1 / रा० स्था० - 03 / 2013 - 11 - श्रीमती पलका साहनी, प्रबन्ध निदेशक , साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन 
कम्पनी लि० दिनांक 29. 04.13 से 21.06. 13 तक अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जा रही है । इनकी अनुपस्थिति 
में श्री संजय कुमार अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक , नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को अपने कार्यों के अतिरिक्त 
प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि . के प्रबन्ध निदेशक के पद का प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 326 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


